रजिस्ट्री सं . डी . एल . ( एन ) 04 / 0007 / 2003-05 


सत्यमेव जयते 

भारत 
The Gazette of India 

राजपत्र 

का 


सं . 4 ] 
No. 4 ] 


सी . जी . डी . एल . सा . - 06022023-243463 

- 

CG - DL - W - 06022023-243463 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 

WEEKLY 


| REGD . NO . D. L. ( N ) 04/0007/200305 


नई दिल्ली , जनवरी 22 जनवरी 28 , 2023 , शनिवार / माघ 2 – माघ 8 , 1944 

NEW DELHI , JANUARY 22 — JANUARY 28 , 2023 , SATURDAY / MAGHA 2 — MAGHA 8 , 1944 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


380 GI / 2023 


भाग II— खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II— Section 3 – Sub - section ( ii ) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India 
( Other than the Ministry of Defence ) 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली , 27 जनवरी , 2023 


का.आ. 109. – केन्द्र सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के 
नियम 10 के उप - नियम ( 4 ) के अनुसरण में राजस्व विभाग के केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन , 
निम्नलिखित कार्यालयों जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , 
को अधिसूचित करती है : 


1. कार्यालय प्रधान आयुक्त , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , जीएसटी भवन , धमतरी रोड , 
टिकरापारा , रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) - 492001 

- 


2. कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग - रायपुर -1 , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , 
जीएसटी भवन , धमतरी रोड , टिकरापारा , रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) - 492001 


( 177 ) 


178 


3 . 


4 . 


[ PART II– SEC . 3 ( ii ) ] 

कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग - रायपुर- II , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , केंद्रीय 
राजस्व भवन , सिविल लाइन्स , रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) - 492001 


5. कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग - रायपुर- IV , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , 
जीएसटी भवन , धमतरी रोड , टिकरापारा , रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) - 492001 

- 


8 . 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 28 , 2023 / MAGHA 8 , 1944 


6. कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग - भिलाई -1 , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , 32 
बंगला के पास , हुडको , भिलाई ( छ.ग. ) - 490009 


कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग - रायपुर- III , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , 
केंद्रीय राजस्व भवन , सिविल लाइन्स , रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) - 492001 


7. कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग - भिलाई - II , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , 32 
बंगला के पास , हुडको , भिलाई ( छ.ग. ) 490009 


- 

9. कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग - कोरबा , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , प्लॉट 
नं . 5. निधि बिज कॉम्प्लेक्स , प्रथम तल , ट्रांसपोर्ट नगर , कोरबा ( छ.ग. ) 495677 


2 . 


कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग- बिलासपुर , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , व्यापार 
विहार , बिलासपुर ( छ.ग. ) - 495004 


10. कार्यालय उप / सहायक आयुक्त , प्रभाग - रायगढ़ , केंद्रीय माल और सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , होटल 
सागरिका , कोटरा बाइपास रोड , डिमरापुर चौक , रायगढ- 496001 

11. कार्यालय आयुक्त , सीमाशुल्क ( निवारक ) , केन्द्रीय राजस्व भवन , द माल , अमृतसर 


3 . 


12. कार्यालय आयुक्त ( अपील ) , सी.जी.एस.टी. , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क , माणिक बाग पैलेस , पोस्ट 
बेग नं . 10 , इंदौर ( म.प्र . ) , 452014 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 

New Delhi , the 27th January , 2023 

S.O. 109.- In pursuance of sub - rule ( 4 ) of Rule 10 of the Official Languages ( Use for Official 
Purpose of the Union ) Rules , 1976 , the Central Government , hereby notifies , the following offices under 
Central Board of Indirect Taxes and Customs , Department of revenue where more than 80 % staff has acquired 
the working knowledge of Hindi : 

1 . 


[ फा . सं . ई -11017 / 3 / 2017 - हिन्दी - 2 - अधिसूचना ] 
नीहारिका सिंह , निदेशक ( राजभाषा ) 


Office of the Principal Commissioner , Central Goods and Services Tax and Central Excise , GST 
Bhawan , Dhamtari Road , Tikrapara , Raipur ( Chhattisgarh ) - 492001 


Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Raipur - I , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , GST Bhawan , Dhamtari Road , Tikrapara , Raipur ( Chhattisgarh ) - 492001 


Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Raipur - II , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , Central Revenue Building , Civil Lines , Raipur ( Chhattisgarh ) - 492001 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 28 , 2023 / माघ 8 , 1944 

Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Raipur - III , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , Central Revenue Building , Civil Lines , Raipur ( Chhattisgarh ) – 492001 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 

12 . 


Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Raipur - IV , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , GST Bhawan , Dhamtari Road , Tikrapara , Raipur ( Chhattisgarh ) – 492001 


Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Bhilai - I , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , Near Bungalow 32 , HUDCO , Bhilai ( Chhattisgarh ) - 490009 


179 


Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Bhilai - II , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , Near 32 Bungalow , HUDCO , Bhilai ( Chhattisgarh ) - 490009 


Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Bilaspur , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , Vyapar Vihar , Bilaspur ( Chhattisgarh ) - 495004 


Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Korba , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , Plot No.5 . Nidhi Biz Complex , 1st Floor , Transport Nagar , Korba ( Chhattisgarh ) 495677 


Office of the Deputy / Assistant Commissioner , Division - Raigarh , Central Goods and Services Tax and 
Central Excise , Hotel Sagarika , Kotra Bypass Road , Dimrapur Chowk , Raigarh - 496001 


Office of the Commissioner of Customs ( Preventive ) , Central Revenue Building , The Mall , Amritsar 
Office of the Commissioner ( Appeals ) , CGST , Customs & Central Excise , Manik Bagh Palace , Post 
Bag.No. 10 , Indore ( M.P . ) - 452014 


[ F. No. E - 11017 / 3 / 2017- Hindi - 2 - Notification ] 
NIHARIKA SINGH , Director ( OL ) 


नागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 23 जनवरी , 2023 


का . आ . 110. – केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम , 1976 के 
नियम -10 के उप - नियम ( 4 ) के अनुसरण में , नागर विमानन मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय , वायुयान दुर्धटना अन्वेषण 
ब्यूरो , जिसमें 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , को एतद्वारा अधिसूचित करती 

है । 


[ फा . सं . ई . 11014 / 9 / 2015 - रा.भा . ] 

पीयूष श्रीवास्तव , वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार एवं अपर सचिव 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

New Delhi , the 23rd January , 2023 

S.O. 110. In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 of the Official Languages ( Use for the Official 
Purposes of the Union ) Rules , 1976 , the Central Government , hereby notifies the Office of the Aircraft 
Accident Investigation Bureau , the Attached Office of Ministry of Civil Aviation , whereof 80 % staff has 
acquired the working knowledge of Hindi . 


[ F. No. E - 11014 / 9 / 2015 - OL ] 

PIYUSH SRIVASTAVA , Senior Economic Advisor & Addl . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 

VERMA 

Date : 2023.0206 1056 : 34 +05 : 30 


